रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 97 


REGD. NO. D. L.- 33004/ 97 


. 


) 


१ 


मयमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I ...- खण्ड 1 
PARTI _ Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Firs 


सं० 210 ] 
No. 210 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27 , 1997 / कार्तिक 5, 1919 
NEW DELHI,MONDAY, OCTOBER 27 , 1997/KARTIKA 5 , 1919 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना संख्या 50 ( पी एन ) / 1997 - 2002 

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1997 
फा . सं. पी आर यू/ ए एस / 97098 / सी .एच./ 9/ 1. – सांविधिक आदेश संख्या -283( अ), दिनांक 31 -3 -97 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण 
भाग -II, खण्ड -3, उप खण्ड ( ii ) में अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997 - 2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ), 1997 - 2002 में , एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते है : 
1. परिशिष्ट - 42 के " डी. टी. ए. विक्री हकदारी " पैराग्राफ 1 ( ज ), दिनांक 27 अगस्त, 1997 की सार्वजनिक सूचना संख्या- 36 द्वारा यथासंशोधित, के 

प्रथम वाक्य में " पैराग्राफ 2 ( 2 ) में उपबंधित को छोड़कर " शब्दों एवं अभिव्यक्ति को ठीक करके " पैराग्राफ - 2( ख ) में उपबंधित को छोड़कर " 

पढ़ा जायेगा । 
2. मौजूदा परिशिष्ट - 43 ( अनुलग्नकों को छोड़कर ) को हटा दिया जाएगा और उसे इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक - क द्वारा प्रतिस्थापित किया 

जाएगा । 
3. परिशिष्ट - 43 के मौजूदा अनुलग्नक - 1 के प्रारम्भिक वाक्य में " ई ओ यू/ ई पी जैड/ एफ टी जैड " के बाद अभिव्यक्ति " ई एच टी पी / एस टी पी को 

जोड़ा जाएगा । 
4. परिशिष्ट - 43 के मौजूदा अनुलग्नक - 1 के पैराग्राफ - 3 ( क ) में अभिव्यक्ति " ई ओ यू/ई पी जैड " के बाद अभिव्यक्ति " ई एच टी पी /एस टी पी " 

को जोड़ा जाएगा । 
5. परिशिष्ट - 43 के मौजूदा अनुलग्नक - 1 की बचनबद्धता और घोषणा के तहत पैराग्राफ ( ग ) में अभिव्यक्ति "ईओ याई पी जैड " के बाद अभिव्यक्ति 

" ई एच टी पी /एस टी पी " को जोड़ा जाएगा । 
6. इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक - ख को परिशिष्ट -43 के अनुलग्नक -3 के रूप में जोड़ा जाएगा । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

एस. बी . महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


277391 / 91 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I SEc . 1] 


अनुलानक - क 


परिशिष्ट 


निर्यातोन्मुम एकको ई ओ यो और निर्यात संसाचन क्षेत्रों की सफाईयों ।। पी मेह ,मुक्त व्यापार 
क्षेत्रों , ग्लेक्यानक हार्डवेयर तकनॉलाजी पार्क ई एच वै पी एवं सॉफ्टवेयर तकनालॉजी पार्क एस वे पी । मे 
घरेलू टैरिफ क्षेत्र ही वे ए से की गई आपूर्ति पर केन्द्रीय विक्री कर सी एस वी की प्रतिपूर्ति के लिए 
अपनाई जाने वाली किया - वधि । 


- 


विपणीः कृपया नीति स पैरा 9. 14 और इस पुस्तिका का पैरा 9. 29 बेमें । 
- - - - - - - - - - -- 

अपोलिखित प्रक्रिया केत्रीय विक्री कर की प्रतिपूर्ति पर लागू गेगा । 
2 . निर्यातोन्मुम एकक ई ओ यू! और निर्यात संसाधन क्षेत्रों नई पीजेड की इकाईयां,मुक्त व्यापार क्षेत्र 
एफ वे जेड , म्लेकानिक हार्डवेयर तकनालॉजी पार्क ई एच पी एवं साफ्टवेयर तकनालॉजी पार्क एस 
वै पी । घरेलू टैरिफ क्षेत्र ही वे ए में निम्नलिखित शर्तों पर निर्यात के उद्देश्य से सामान के उत्पादन के 
लिए की गई मरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर सी एस वै की जो राशि अदा की थी उस सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति 
के हकदार होंगे । 

Fit ही वैए से ई ओ यू / पी जेड/एफ व मेड/ एच वै पी /एस वे पी एककों को की गई 
आपूर्ति का उपयोग उनके द्वारा निर्यात के प्रयोजन से वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए और / या 
इसका उपयोग निर्यात उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए और इसमें कचा माल , संघटक ,उपभोज्य , पैकिंग 
सामग्रियां ,पूंजीगत माल , स्पेयर ,सामान के रमरमाय उपकरण इत्यादि सामग्री शामिल हैं जिन पर ई ओ यू/ पी 
जेड /एफ व जेड / एच 2 पी /एस व पी एकको दारा वास्तव में केन्द्रीय विक्री कर का भुगतान किया जा चुका 


iiसी एस वे की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते समय विकास आयुक्त अथवा 
एच वै पी /एस टी पी के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी मन्य बातों के साथ साथ यह देखेंगे कि मरीब निर्यात के प्रयोजन 
से वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है और / या इस मरीय का उपयोग एककों द्वारा निर्यात उत्पादन के लिए 
किया जाता है । 
3 . इस संबंध में अपनाए जाने वाली किया-विपि नीचे वर्शाई गई है और इसका सस्ती से पालन करना 
होगा : 


[ भाग -- खण्ड1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


किया -विधि 


til ईओ यू/ पी जेह/एफ वै जेड / एच वै पी / एस व पी एका ज्यों की अपने परिसर में माल प्राप्त 
करते हैं त्योही माल को प्रविष्टि के उद्देश्य से रमे माल प्राप्ति बही में प्रविष्टि की जाएगी । वही में माल के 
म्योरे की मात्रा, मरीद के प्रोत और सी फार्म जिसके द्वारा मरीद की गई है, इत्यादि का उस्लेम होना चाहिए 

और उनकी क्षेत्र / सीमाशुल्क प्रशासन के प्राधिकृत कर्मचारी दारा समय -समय पर जांच की जाएगी । माल प्राप्ति 
यही के सत्यापन के संबंध में किसी चार्ज लेखाकार का प्रमाग - पत्र अनुबंध- 11 के अनुरूप दावे के साथ प्रस्तुत 
करना होगा । 

kiitसी एस वै की प्रतिपूर्ति केवल उनी एककों को किया जाएगा जो अपना पंजीयन पंजीयन पर्व 
कारोवार नियम ,1997 के साथ पठित सी एस ी अधिनियम ,1956 की धारा 7 के अनुसार विक्रीकर प्राधिकरण 
के पास कराते हैं और जो संगत फाइल में रखने के लिए संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के निी कर अधिकारी द्वारा 
जारी पंजीयन प्रमाापत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं । ईपी बेड / ओ यू/ एफ वै पेड / एम वै पी /एस के 
पी एकक के लिए अलग से सी एस वे पंजीयन प्राप्त करना होगा । 

(iiisएकक अपने सी एस वे की प्रतिपूर्ति का दावा निर्धारित प्रोफार्मा अनुबंध -11 में निम्नलिलित 
वस्तावेजों के साथ संबद ई पी जेड /एफ के जेह के विकास आयुक्त या एच पी /एस वै पी के प्राधिकृत 
अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । 

कई अनुबंध - 11 के अनुसार वर्शानेवाला घाई लेखाकार का प्रमाग पत्र ; 

मामाल , मात्रामूल्य ,मुगतान की गई सी एट वे की राशि इत्यादि का ब्यौरा दर्शानेवाला आपूर्तिकर्ता 
का मूल नीजक /पिल और केता एवं आपूर्तिकर्ता दोनों का सी एस वै पंजीयन संख्या ; 

गएकक द्वारा प्रस्तुत अघपला के सन्दर्भ में आपूर्तिकर्ता एक्क को केता नारा जारी सी फार्म की 
छायाप्रति / सी फार्म का अद्यपना क्षेत्र प्रशासन के प्राधिकृत अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर के साय से " रद्द 
किया/ सी पस वै की प्रतिपूर्ति की गई " जैसे उपयुक्त पृष्ठांकन करने के बाद वापस कर दिया जाएगा और इसकी 
छायाप्रति अधिकारी द्वारा संगत फाल में संलग्न करने के लिए रम ली जाएगी । 

घासी एस वै सहित बिल की राRN की प्राप्ति के प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी की गई मूल 
रसीव ( सायाप्रति के साथ जमा करनी होगी । जोन के प्राधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षरयुक्त मूल रसीद पर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 1 ] 


" रदव किया और --- -- 20 की सी एस वे की प्रतिपूर्ति की गई" जैसे आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद वापस 
कर दी जाएगी और इसकी छायाप्रति संबद फाईल में रस दी जाएगी । मूल रसीव के उपलब्ध न होने और 
भुगतान बैंक के द्वारा किए जाने की हालत में , चैक का म्यौरा दर्शानेवाला एक बैंक विवरणी और आपूर्तिकर्ता के 
चीनक के न्योरों सहित चैक विवरणी का समाशोधन करने वाला के संगत , सनदी लेमाकार का प्रमाणपत्र बीजक 
के लिए चैक / फट बारा किए गए भुगतान के प्रमाण के रूप में देना होगा जैसा कि अनुबंध - 11 और संलग्न 
पारगी में दिया गया है । 

४. या प्रतिपूर्ति केवल सी फार्म पर सी एस वे के भुगतान तक सीमित होगी ; 

च ! एकक सी फार्म पर हस्ताक्षर करने के लिए फार्म गारा अधिकृत किए गए व्यक्ति / व्यक्तियों के 
नाम से भी अवगत कराएगा और उसका/ उनके नमूना हस्तानरों की तीन प्रतियां उपलब्ध कराएगा जो एकक की 
संगत पात में भी जाएंगी । 

प्रतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर की जाएगी । सामान्यतया प्रतिपूर्ति के किसी दावे पर विचार नहीं 
किया जाएगा अगर बावा, दावा उत्पन्न होने वाले तिमाही के पूरा मेने से छः महीने की अवधि के भीतर नहीं 
किया जाता है । आपवाविक मामलों में , विकास आयुक्त विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार कर सकता है अगर 
वा इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि मिलंब उचित आधार पर है । 

जकिसी एक बीजक पर 100 F. से कम शि की सी पस वै प्रतिपूर्ति के दाये पर विचार नहीं 
किया जाएगा । 

I सी एस वे की प्रतिपूर्ति के गाने के लिए वितरण अधिकारी विकास आयुक्त / पच वै पी /पस 2 
पी का प्राधिकृत अधिकारी में गा जो एकयों को भुगतान करेगा । भुगतान से पूर्व समी वायों का लेखा परीक्षण 
किया जाएगा । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


अनुसन - श्व 
अनुबंध - । । । 


चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाणपत्र तथा सारणी 


मन हमने मसी-- 

- - - - - - . . . - नारा रखीगई 
लसा - पस्तिका तथा - - - - - 

- - - - -- -- - - - की अवधि की विवरणी 
की जाच कर ली है और एतद् ारा प्रमाणित करते हैं कि : 
। इसके साथ सलम सारणी में बताए गए बीजक बीजको ! के तहत प्राप्त 
वस्तुषों के बारे में उक्त मेसर्स - . . . - - - - .. -- -- - - - - - -- द्वारा डी टी ए 
बापूर्तिकतावों को भुगतान किया गया है । 

18 भुगतान काशफ्ट द्वारा किया गया है और डी0टी0ए0 आपूर्ति कताओं के 
खाते के नाम डाला गया है । 
| | इस भुगतान में संबंधित बीजकों में बताए गए सी0एस0टी0 की राशि शामिल है । 

न तो म / म और नाही हमारे को भागीदार उपयुक्त नाम की फर्म या इसस 
संबधित फर्म के भागीदार/निदेशक या कर्मचारी है । 

में पूरी तरह यह समस्ता है कि इस प्रमाणपत्र में दी गई किसी भी जानकारी 
के गल्त या छठे पाए जाने पर मेरे हमारे उमर कोई दण्डात्मक कारवाई या अन्य 
परिणाम हो सकते है जसा कि कानून में निर्धारित है या अन्य प्रकार से जारी है । 


हस्ताक्षर करने वाले का हस्ताक्षर और मुहर 


सदस्यता संख्या 


पूरा पता 


उस संस्था का नाम और पता जहा पंजीकृत है 
तारीख : 
स्थान : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 1 ] 


सारणी 


एककों में लाई गई वस्तुओं का तिमाही के दौरान भुगतान किए गए 
केन्द्रीय बिक्री कर का विस्तृत विवरण । 


क्रम संख्या 
जापूर्तिकता का नाम और पता 
वस्तुओं का विवरण 
बिल संख्या और तारीख 
मात्रा 
मृत्य 
प्राप्ति की तारीख 
भुगतान की गई केन्द्रीय बिक्री कर की राशि 
सी फार्म संख्या 
‘ धक संख्या , तिथि और 
बैंक का नाम 
वस्तयों का स्वरूप 
बैंक संदर्भ संख्या 


हस्ताक्षर कर्ता का हस्ताक्षर एट मुहर सील 


नाम 


सदस्यता संख्या 


पूरा पता 


उस संस्था का नाम और पता जहा पंजीकृत है 
तारीख : 
स्थान : 


( YMI- 41] 


भारत की राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE 
Public Notice No. 50 (PN ) 19972002 
New Delhi, the 27th October, 1997 


F . No. PRU/AS/97098 /CH /9/1. In exercise of powers conferred under paragraph 4. 11 of the Export 
and Import Policy , 1997 - 2002, as notified in the Gazette of India extraordinary , Part- II -Section 3 - Sub 
section (ü ) vide S . O , No. 283 (E ) dated 31- 3 -97 , the Director General of Foreign Trade hereby makes follow 
ing amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1), 1997 -2002 : 


In the first sentence of Paragraph I h ) of DTA SALE ENTITLEMENT of 
Appendix 42 as amended by Public Notice No . 36 dt. 27th Aug , 1997 , the 
words and expression except as provided In paragraph II ( ) shall be 
corrected to read as except as provided in paragraph I b ) . 


Appendix 43 (excluding the Annexures ) shall be substituted by Annexure A 
to this Public Notice . 


In Annexure 1 to Appendix 43 , the opening sentence shall be substituted by 
the following : 


Application for claiming relmbursement of Central Sales Tax against C 
Form for the goods brought into the bonded Premises of the 
EOU / EPZ / FTZ / EHTP /STP untts 


In Annexure 1 to Appendix 43, " EHTP /STP " shall be inserted in S.No. 3 (a ) 
after the expression " EOU /EPZ " . 


In Undertaking and Declaration of Annexure 1 to Appendbe 43 " EHTP /STP 
shall be inserted in paragraph ( c ) after the expression " EOU / EPZ " . 


Annexure B to this Public Notice shall be inserted as Annexure 
Appendix 43 . 


I to 


This Issues in public interest . 


S . B . MOHAPATRA , Director Gen . of Foreign Trade 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 1] 


ANNEXURE A 


APPENDIX - 43 
Prooedure to be followed for reimbursement of Central Sales Tax (CST) on supplies 
made to Export Orlanted Units (EOUS) and units, In Export Prooossing Zones (EPZs ), Free Trado 
Zones, Electronic Hardware Technology Park (EHTP ) and Software Tochnology Park ( STP ) from 
Domestic Tariff Aron (DTA ) 


· Nota : Plano 


para 9 . 14 of the Policy and para 9 . 29 of this Handbook. 


The procedure given hereunder shall be applicable for reimbursement of Central Sales 


Tax . 


The Export Orlantad Unita (EOUS) and units in Export Processing Zonos (EPZs ), Free 
Trade Zone (FTZ ), Elootronic Hardware Technology Park (EHTP ) and Software Technology 
Park (STP ) will be onttiod to full roimbursemont of Central Salos Tax (CST) paid by them 
on purchases made from the Domestic Tariff Aroa (DTA ), for production of goods meant for 
export on the following torms and conditions: 


The supplies from DTA to EOU /EPZ/FTZIEHTPISTP units must be utilised by them for 
production of goods moant for export and /or utilised for export production and may 
includo raw material, components , consumables , packing materials , capital goods , 
spares, matorial handling equipment etc. on which CST has been actually paid by the 
EOU /EPZIFTZIEHTP /STP units . 


While doaling with the application for reimbursemont of CST, the Development 
Commiseloner or the designatod . officer of EHTP /STP shall see , inter alia , that the 
purchases are essential for the production of goods meant for export and /or to be utilised 
for export production by the units . 


3 . Tho procedure to be followed in this regard is indicated hereinafter and shall be strictly 
adhered to : 


Procedure : 


As soon as the goods are recolved by the EQU /EPZ /FTZ /EHTPISTP unit in its 
promisos it will be entered in the material receipt register kept for the purpose . 
Tho roglster must show the dotails of goods , quantity , the source of purchase 
and the C Form against which purchase is made , etc . which will be subject to 
periodical check by the authorised staff of the Zone/Customs administration . A 
Chartored Accountant s certificate regarding the verification of the materials 
receipt register rolovant to the claim as at Annexure - ll shall be submitted 
alongwith the claim . 


The roimbursement of CST shall be admissible only to those units who got 
thomaolvos registered with the Sala Tax authorlties in terms of Sootlon 7 of the 
CST Act, 1956 road with (Rogistration and Turnover) Rulos, 1957 and fumlah a 
photostat copy of the Rogistration Cortificate issued by the Sales Tax authoritios 
to the Zono office concerned for keeping it in the relevant filo . Separato CST 
Rogistration be obtainod for EPZ /EQUI FTZ EHTP /STP unit . 


The unit shall present its claim for reimbursemont of CST in the prescribed form 
(Annexure 1) to the Development Commissionor of the EPZ /FTZ concerned or 
the designated officer of the EHTPISTP along with the following documents: 


(a) Chartered Accountant s Cortificate showing details as per Annexuro- il; 


[ YTTI - ME 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) Original invoico /bill of the supplier showing details regarding the description of 

goods, quantity, value , amount of CST paid etc. and the CST registration number of 
both the buyer and supplier, 


(c ) Photostat copy of C Form issued by the purchaser to the supplying unit with 

rotaronce to the counterfoil produced by the unit. The counterfoil of C form will be 
rotumed to the unit after making suitable endorsement like cancellod /CST 
reimbursed duly signed by the authorised officer of the Zone administration and the 
photostat copy will be retained by the officer for keeping in respective file . 


(d ) Original receipt (alongwith photocopy ) issued by the supplier in tokon of having 

received the amount of the bill , including the CST , shall be submitted . The original 
receipt will be returned to the unit after making necessary endorsement thereon such 
as " cancelled and CST of Rs...............reimbursed duly signed by the authorised 
officer of the Zone and the photostat copy will be retained in the concerned file . In 
case original receipts are not available and payment was made through bank, a 
bank statement indicating choque details and Chartered Accountant s cortificate 
reconciling the chaque details with details of the invoice of the supplies, as 
prescribed in Annexura - III and accompanying table , shall be furnishod as proof of 
payment made by cheque /draft against the invoice . 


(@ ) The reimbursement will be limited to the payment of CST against C Form only; 


The unit shall also intimate the name of the person /persons who are authorised by 
the firm to sign the C Form and furnish three copies of his their specimen 
signaturo (s ) which will be kept in the relevant fllo of the unit 


(g ) The reimbursement will be made on quarterly basis . No claim for reimbursement will 

bo normally antertained if not claimed within a period of six months from the 
completion of the quarter in which the claim has arisen . In exceptional cases, the 
Dovelopment Commissioner may consider dolayed applications after satisfying that 
the delay was due to gonulno grounds. 


(h ) The claim for CST relmbursement for the amount below Rs. 100 /- on any single 

invoice will not be ontertained . 


0 


The disbursing authority for the claim of reimbursement of CST will be Development 
Commissioner/designated officer of EHTP /STP who will make the payment to the 
units . All calms shall be subjected to pro - audit before payment. 


ANNEXURE B . 


Annexura - III 


CHARTERED ACCOUNTANTS CERTIFICATE AND TABLE 


- --- -- -and also the bank 


Iwe have examined the books of account maintained by M /s .------- 
statement for the poriod - -- -- -- -- - and hereby cortify that : 


0 The payment has been made by the said Mo. ------ - - -- - -- - --to the DTA suppliers 
in respect of goods roceived against the involco (s ) indicated in the tablo annexed horoto . 


( 11) The payments have been made by cheque/draft and have been credited to the accounts 
of the DTA suppliers . 


(111) Such payment include the amount of CST indicated in the rospective invoices . 
2775 G6 / 97 - 2 . 


I. GAULTIE OF INDIA : WATRAL. DINAR .. 


L1 AKI . 


in I ] 


Noithor Iwe nor any of our partners is a partner /Director or an employee of the above 
named ontity or its associated concoms. 


I fully understand that any submission made in this certificate it proved incorrect or false , 
will rondermetus liable to face any penal action or other consoquoncos ag may be prescribed in 
the law or otherwise warranted . 

Signature & Stamphosal of the Signatory 
Name 
Membership No . 

Full address 
Name and address of the Institution where registered . 


Dato : 
Place. 


TABLE 


DETAILS OF GOODS BROUGHT INTO UNIT AND CENTRAL SALES TAX PAID DURING THE 
QUARTER . 


.. . . . . . . 


S . No 


Namo and address of the supplier 


Description of goods 
Bil No. and date : 


Quantity 


Value 


Date of Roculpt 


CST Amount paid 


C Form No . 


Chaquo No ., Dato and 
Name of Bank 


Nature of Goods 


Bank Rotanonce No. 


Signature & Stamp/sealof the Signatory 
Name 
Mombership No. 
Full address 


Namo and address of the Institution where registerod . 


Date : 
Place 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapurl, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


